SARAN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या- 819 राँची , शुक्रवार , 


3 नवम्बर , 2017 (ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
5 जुलाई , 2017 


विषय :- झारखण्ड सरकार द्वारा सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ (Priority House Hold ) एवं अन्त्योदय 

( AAY ) परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह 1. 00 ( एक ) रूपये प्रतिकिलोग्राम की दर से 
NIN द्वारा अनुमोदित फैरस सल्फेट NIN नमक के स्थान पर DFS नमक ( इनकेप्सुलेटेड 
फैरस फ्युमरेट एवं आयोडीनयुक्त नमक ) के वितरण के संबंध में | 


संख्या- खा .प्र. 05/ ज.वि . प्र. (नमक )-02/2016 - 2881 -- झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय 
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ ( Priority House Hold) एवं 
अन्त्योदय परिवारों ( AAY) को विभाग द्वारा 1. 00 ( एक ) किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह 1. 00 
( एक ) की दर से NIN द्वारा अनुमोदित फैरस सल्फेट DFS नमक वितरित किया जाता है | 


2. झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 लागू होने के फलस्वरूप 
जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ ( Priority House Hold) एवं अन्त्योदय 
परिवारों ( AAY) के लाभुक परिवारों की संख्या लगभग 57, 41,515 अनुमानित है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 3 नवम्बर , 2017 


3 . वित्तीय वर्ष 2015 - 16 से National Commodity and Derivatives Exchange Limited 
( NCDEX ) की सहयोगी (Subsidiary) कम्पनी NeML के माध्यम से Reverse Auction प्रक्रिया द्वारा 
विभागीय संकल्प संख्या 2821,दिनांक 22 जुलाई , 2016 द्वारा NIN द्वारा अनुमोदित फेरस सल्फेट 
DFS नमक की आपूर्ति की जा रही है । 


4. NIN द्वारा अनुमोदित फेरस सल्फेट DFS नमक माह अक्टूबर 2016 से वितरित की 
जा रही है | जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मासिक बैठक में दिये गये सूचना के अनुसार लाभुकों 
द्वारा NIN द्वारा अनुमोदित फेरस सल्फेट DFS नमक के उपयोग से दाल/ सब्जी वगैरह के काला होने 
की सूचना दी गई है । यह भी बताया गया है कि सामान्य जन में इस नमक की ग्राहयता कम है । 
इसी आशय की सूचना अनेक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है । 


___ 5 . इसी संदर्भ में अन्य राज्यों यथा मध्य प्रदेश, राजस्थान से प्राप्त उत्तर एवं 
एन.ई.एम. एल . के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में DFS नमक (इनकेप्सुलेटेड फैरस फ्युमरेट 
एवं आयोडीनयुक्त नमक ) देखने एवं उपयोग करने में अपेक्षाकृत बेहतर प्रतीत होता है एवं इसके 
उपयोग से दाल इत्यादि के काला होने की संभावना कम प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य 
विभाग, झारखण्ड , राँची के द्वारा भी राज्य में एनिमिया की बहुलता को देखते हुए DFS नमक 
( इनकेप्सुलेटेड फैरस फ्युमरेट एवं आयोडीनयुक्त नमक) का वितरण का अनुरोध किया गया है | 


__ _ 6. उक्त के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, 
राँची द्वारा निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पूर्वविक्ता प्राप्त 
गृहस्थ (PHH) एवं अन्त्योदय परिवारों ( AAY ) को NIN द्वारा अनुमोदित फैरस सल्फेट DFS नमक के 
स्थान पर आगामी तीन महीने के लिए पॉयलट के तौर पर 1. 00 ( एक ) प्रति किलोग्राम की दर से 
DFS नमक ( इनकेप्सुलेटेड फैरस फ्युमरेट एवं आयोडीनयुक्त नमक) का वितरण किया जायेगा । 
पॉयलट सफल होने की स्थिति में इसे आगे भी जारी रखा जायेगा । नमक की गुणवत्ता पर बेहतर 
नियंत्रण हेतु राज्य के लिए एक ही आपूर्तिकर्ता का चयन पूर्व की भांति एन . ई. एम . एल . के रिवर्स 
ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार चौबे, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 819 -- 100 


